for 


oto 221 


REGISTERED No. D . 271 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


HTT 1 - 0 3 - Joos ( i ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (i ) 

Treat À fatfattet 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - - 


- 


o 252] f fact, Fofaatt,94T 4 , 1973 / 74647 12 , 1895 
No. 253 ] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1973 /ASVINA 12, 1899 


इस भाग में भिन्न पछठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 4th October, 1973 
G . S . R . 470 ( E ). - I * exercisc of the powers conferred by sub - rulc ( I ) of rule 8 of the Central 
Excixe Rules , 1944 , the Central Government hereby axempts sugar described in column ( 2 ) of 
the Table below and falling under sub - item ( I) of Item No. I of the First Schedule to the Central 
Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) from so much of the duty of excise leviable thereon as is 
specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table . 


TABIB 


Sl. No. 


Description of Sugur 


Duty of excise 


forty rupecs 
per quintal. 


I Sugar produced in a factory during the period commencing from 

thie Ist day of October , 1973 and endirig with the 30th day of 
November, 1973 which is in excess of the quantity of sugar 
produced during the corresponding period in 1972 . 


( 1485 ) 


1486 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II 


I 


لا 


2 Sugar produced in a factory during the period commencing Twenty lupecs 

from the Ist day of December , 1973 and ending with the 30th per quintal. 
day of April, 1974 which is in excess of 110 per cent of the quality 
of sugar produced during the period commencing from the Ist day 
of December, 1972 and ending with the 30th day of April , 

1973. 
3 Sugar produced in a factory during the period commencing from Thirty rupees per 

the Ist day of May, 1974 and cr ding with the 30th day of Junc , quintal. 
1974 which is in excess of 110 per cent of the quantity of sugar 

produced during the corresponding period in 1973 . 
4 Sugar produced in a factory during the period commencing from Twenty rupees per 

the Ist day of July , 1974 and ending with the zoth day of Septem - quintal. 
ber , 1974 which is in excess of Tio per cent of the quantity of 

sugar produced during the corresponding period in 1973 . 
$ Sugar produced during the period commencing from the ist day of Thirty rupees per 

October , 1973 and ending with the 23cth day of September , 1974 , quintal. 
by a factory which commenced production on or after the ist day 

ofOctober, 1972 , which is in excess of ten thousand metric tonnes. 
6 Sugar produced during the period commercing from the 1st day Thirty rupees per 

of October , 1973 and ending with the 30th day of September quintal. 
1974 , by a factory which commenced production for the first 
time on or after the ist day of October , 1973 which is in excess 
of five thousand metric tonnes . 


Provided that the excmption mentioned against serial numbers 1 to 4 of the said Table shall 
not be admissible to a factory which did not work during the base period . 

2 . In computing the production of sugar during the periods mentioned in column ( 2 ) of the 
vald Table 

( a ) in respect of a factory mentioned in the said Table 
© the data , es furnished in Form R . G . I prescribed in Appendix I to the Central 

Excise Rules , 1944 , or in such other record as the Collector may prescribe under 

rulc 53 or rule 173 - G of the said rules , shall be adopted ; and 
(1 ) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar shall not be taken into account ; 
( b ) in respect of a factory mentioncd in serial numbers 1 to 4 of the said Table 
(1) Any sugar obtained by reprocessing of sugar- house products left over in process at 

the end of the base period or carlier shall be taken into account ; and 
(t ) any gugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar 

if the same has already been included in the quantity of sugar produced , shall not be 

taken in to account, 
Explanation . In this notification , the expression “ base period " means the period com 
mencing from the 1st day of October, 1972 , and ending with the 30th day of September , 1973 . 


[No. 189/73 ] 

S . R . NARAYANAN , Under Secy . 
वित्त मंत्रालय 
( TTTT A far femte) 

अधिसूचना 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

The fameft. 4 * * * , 1973 
TO FTO fato 470 ( ). - aral 37914 Frati faza , 1944 127 8 
के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हाए, केन्द्रीय सरकार , निम्न सारणी के 


Sæc, 3 ( 1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINA . 


: 


1487 


17 


स्थम्भ ( 2 ) में वणित, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की प्रथम अनमूची की मद सं0 1 की उपमद संख्या ( 1 ) के अधीन आने वाली शर्करा को उम 
पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शल्क से , जितना उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में को तल्यानी प्रविष्टि 
में विनिदिष्ट है , छट देती है । 


सारणी 


क्रम 


शर्कग का वर्णन 


उत्पाद शुल्क 


सं० 


1 अक्तूबर , 1973 से प्रारंभ होने वाली और 30 चालीस रुपये प्रति क्विटल 
नवम्बर , 1973 को ममाप्त होने वाली अवधि 
के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्कग, जो 1972 की 
तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परि 
माण में आधिक्य में हो । 


2 


1 दिसम्बर , 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल बीस रुपये प्रति क्विंटल 

1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने 
में उत्पादित शर्करा, जो 1 दिसम्बर , 1972 में प्रारम्भ 
होने वाली और 30 अप्रैल , 1973 को समाप्त होने वालो 
अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 
110 प्रतिशत मे प्राधिक्य में हो । 


3 


तीस रूपये प्रति क्विटल 


1 मई , 1974 में प्रारम्भ होने वाली और 30 जून , 

1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दोगन 
कारखाने में उत्सादित शर्करा , जो 1973 की तत्स्थानी 
अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 110 
प्रतिशत में आधिक्य में हो । 


4 


ब. स झए प्रति क्विटल 


1 जुलाई, 1974 से प्रारंभ होने वाली और 30 
सितम्बर , 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के 
दौगन कारखाने में उत्पादित शर्करा , जो 1973 की 
तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण 
के 110 प्रतिशत से आधिक्य में हो । 


5 


1 अक्तूबर , 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर , तीस रुपये प्रति क्विटल 

1974 को ममाप्त होने वाली अवधि के दोगन उम 
कारखाने द्वारा जिमने 1 अक्तूबर, 1972 को या उसके 
पश्चात् उत्पादन शुरू किया था , उत्पादित शर्करा , जो 
दस हजार मीटरी टन से आधिक्य में हो । 


- 


-- - - - - 


1488 


1 E GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II . - SEC . 3 (1 ) ] 


2 


6 


1 अक्तूबर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर , तीस रुपये प्रति क्विटल 

1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उम 
कारखाने द्वारा , जिसने 1 अक्तूबर , 1973 को या उसके 
पश्चात् पहली बार उत्पादन शुरू किया हो , उत्पादित 
शर्करा, जो पांच हजार मीटरी टन से प्राधिक्य में हो । 


परन्तु उक्त सारणी की क्रम संख्या 1 से 4 के सामने उल्लिखित छूट उम कारखाने 
को अनदेय नही होगी जिमने अाधारी अवधि के दौरान काम नहीं किया था । 

2. उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित अवधियों के दौरान शर्करा के उत्पादन 
की संगणना करने में , 

( क ) उक्त मारणी में उल्लिखित कारखाने की बाबत,--- 
( i ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्ररूप पार० 

जी० 1 में या ऐसे अन्य अभिनेख में जो कलक्टर , उक्त नियमों के नियम 
53 या नियम 173 - छ के अधीन विहित करे , दी गई अाधार सामग्री 

अंगीकृत की जाएगी । 
( ii ) गुड़ या खंडसारी शर्करा के परिष्करण द्वारा अधिप्राप्त कोई शर्करा हिसाब 

में नहीं ली जाएगी । 


( ख ) उक्त सारणो की क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित कारखाने की बाबन ,- - 
( ) आधारी अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले , शर्करा विनिर्माण प्रक्रिया 
__ में छोड़ दिए गए उत्पादों की पुनः प्रक्रिया में अभिप्राप्त कोई शर्करा हिसाब 

में ली जाएगी ; और 
(ii ) पुन : प्रक्रिया द्वारा , उस दशा में हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब कि 

खराब या बिगड़ी हुई अथवा भूरी शर्करा से अभिप्राप्त कोई शर्करा उससे 

उत्पादित शकरा के परिमाण में पहले ही सम्मिलित की गई हो । 
स्पष्टीकरण , - इस अधिसूचना में " प्राधारी अवधि " पद से 1 अक्तूबर, 1972 से 

प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर , 1973 को समाप्त होने वाली अवधि 
अभिप्रेत है । 

[सं० 189/73] 


एस० प्रार . नारायणन , अवर सचिव । 


- - - - - 


- - 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1973 


